. 


HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

15 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 31 राँची, मंगलवार 

4 फरवरी, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

31 जनवरी, 2014 
संख्या-2/ पद0-2( क )-03 / 2012 का . 1041 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती साधना 
जयपुरियार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- पलामू) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, 
चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 4 फरवरी 2014 


2. श्रीमती जयपुरियार को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा -20 ) 
के तहत् चतरा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 31 - 501 


